निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


__ 18 श्रावण 1938 ( श0 ) 
( सं0 पटना 648 ) पटना , मंगलवार , 9 अगस्त 2016 


सं0 काराण 
एवं सुधाभाग 
( का 


सं0 कारा / स्था० ( अरा० ) 01 - 04 / 2016 – 4770 
कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय 

गृह विभाग ( कारा ) 


संकल्प 

8 अगस्त 2016 
कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के संकल्प संख्या - 22576 दिनांक 27.11.1976, सामान्य प्रशासन विभाग 
के पत्र संख्या - 1646 दिनांक 30.01. 2015 एवं पत्र संख्या - 1721 दिनांक 04. 02. 2016 के आलोक में उपाधीक्षक के पद से 
बिहार कारा सेवा अन्तर्गत अधीक्षक, बेसिक ग्रेड ( अराजपत्रित से राजपत्रित ) के पद पर प्रोन्नति के मामले पर विचार 
करने के लिए विभागीय प्रोन्नति समिति का निम्नांकित रूप में गठन करने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया 
गया है: 
1. बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष अथवा उनके द्वारा मनोनीत सदस्य 

- अध्यक्ष 
प्रधान सचिव, गृह विभाग अथवा उनके द्वारा मनोनीत विशेष सचिव 

सदस्य 
महानिरीक्षक , कारा एवं सुधार सेवाएँ , बिहार 

सदस्य 
4. सामान्य प्रशासन विभाग , बिहार, पटना द्वारा मनोनीत अनुसूचित जाति / 

सदस्य 
अनु० जनजाति के पदाधिकारी । 
गृह विभाग द्वारा मनोनीत अल्पसंख्यक समुदाय का पदाधिकारी 

- सदस्य 
आदेश से , 

( ह० ) अस्पष्ट , 
संयुक्त सचिव - सह -निदेशक (प्रशासन ) । 


लं 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 648 - 571 + 10- डी0टी0पी0 । 

Website: http :// egazette. bih. nic .in 


